रजिस्ट्री सं. डी.एल. - 33002 / 99 


REGISTEREDNo. D . L : - - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 43 ] 
No. 43 ] 


दिल्ली , मंगलवार , मार्च 12 , 2013 / फाल्गुन 21 , 1934 
DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2013/PHALGUNA 21, 1934 

JAY , IMARCH 12, 2013/ PHALGUNA 21, 1934 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि . सं . 292 

[ N. C . T . D . No. 292 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


खाद्य सुरक्षा विभाग 


अधिसूचनाएं 
दिल्ली, 12 मार्च, 2013 


सं . फा . 7( 184 ) / 12 /डीओएफएस / 10051 - 10061. - --गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई , 1959 की अधिसूचना 
सं . 27 /59 - एचआईएम ( 1 ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रशासक , राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग में पदनामित अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पदनाम , पदों की संख्या , पद का 
वेतनमान , आयु सीमा , शैक्षणिक योग्यता , परिवीक्षा की अवधि , भर्ती की पद्धति , विभागीय पदोन्नति समिति का गठन के संबंध में यहां संलग्न 
अनुसूची में नियमों में संशोधन करते हैं । 


खाद्य सुरक्षा विभाग में पदनामित अधिकारियों के पद के भर्ती नियम 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 
1 . ! पदनाम 

पदनामित अधिकारी 
2. पदों की संख्या 

09 * ( 2013 ) 

* अन्तर कार्यभार पर निर्भर है 
वर्गीकरण 

सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित अलिपिकीय 
4. | पे बैंड तथा ग्रेड पे / वेतनमान 

पीबी - 2, 9300 - 34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600रू0 
क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद चयन 
6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं 
सीमा 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के 
अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक 
शिथिलनीय ) 
नोट : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख 
वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र 

प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी. लेकिन यह असम . . 
1046 DG/ 2013 

( 1 ) 


- -- . ......- - 


- - - - - 


- .. . 


.. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(PART IV 


मेघालय , . . अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम , . मणिपुर, 
नागालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की 
लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व 
स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व 
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह , लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के 
लिये निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है । 
| अनिवार्य 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताए 


क (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन 
विज्ञान के विषय सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि . . 

या 
(ii ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र सरकार 
द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त योग्यता / अन्य किसी 
समकक्ष से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेरी प्रौद्योगिकी या जीव 
प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु 
पालन विज्ञान या जीव रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान में 
उपाधि या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या औषधि में ! 
डिग्री । 


केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सक्षम / मान्य 
योग्यता 
ख मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा इस उददेश्य के लिये 
अनुमोदित संस्थान में खाद्य प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित 
प्रशिक्षण को पदनामित अधिकारी द्वारा 6 माह के अन्दर 
सफलतापूर्वक पूर्ण करना । 


टीप: - अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में 
कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक 

| सेवा आयोग के विवके पर शिथिलनीय है 
क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु - नहीं 
निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा शैक्षिक योग्यता - कालम 11 में उल्लिखित सीमा तक 
पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी 


9. | परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 
। 

। दो वर्ष 
10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 

द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा 
विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों 
का प्रतिशत । 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन पदोन्नति 
द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे | वेतन समूह - 2 ( 9300 - 34800 रू ) + ग्रेडपे 4200 रू0 से 
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के बाद इस ग्रेड पे में 
जाना है । 

5 साल की सेवा रखने वाले वे खाद्य सुरक्षा अधिकारी 
जिन्होंने एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान सहित । 
विज्ञान में न्युनतम स्नातक उपाधि रखने वाले और खाद्य 
सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 और नियमावली 2011 
तथा विनियमन 2011 में के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक 
योग्यताओं में से कम से कम एक होना चाहिये । इस . 
प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति अपनी पदोन्नति की तिथि से 6 
माह की अवधि खाद्य प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्राप्त 
करना होगा । 


- 


- 


- 


ए 


PARTIV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


ma 


टीपः पीएफए नियमावली 1955 के अन्तर्गत निर्धारित . 
योग्यता रखने वाले खाद्य निरीक्षक या स्थानीय स्वास्थ्य 
प्राधिकारी के रूप में नियुक्त हुए कोई किसी व्यक्ति 
पदनामित अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा 
| राज्य सरकार द्वारा पदनामित अधिकारी के पद के लिये 
यथानिर्धारित ऐसी अन्य शर्तो को पूरा करता हो । 


टीप :- जिन कनिष्ठ अधिकारियो ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर 
ली है वे पदोन्नति के लिएविचारणीय है । उनके वरिष्ठ अधिकारी भी 
पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक 
* पात्रता वेव ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से 
न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर 
पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियो के 
साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो , जिन्होंने ( कनिष्ठ अधिकारी) उतनी 
अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । 


टीप :- पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के 
लिए 01 /01/ 2006, यह तिथि, जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग 
की संस्तुति पर आधारित संशोधित वेतन संरचना विस्तारित हई है, यह 
तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियो पर आधारित विस्तारित सम्बन्ध 
| वेतन / वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी । . . 


12 . यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो | समूह ख विभागीय पदोन्नति समिति 
| इसकी संरचना क्या है ? 

( पदोन्नति / स्थायीकरण पर विचार करने हेतु ) 
1. प्रधान सचिव ( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) दिल्ली 

सरकार - अध्यक्ष 
2. आयुक्त ( खाद्य सुरक्षा )दिल्ली सरकार -- सदस्य 

3. अतिरिक्त सचिव ( स्वास्थ्य)दिल्ली सरकार - सदस्य 
वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिये संघ | सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है आवश्यक है । 


DEPARTMENT OF FOOD SAFETY 


NOTIFICATIONS 


Delhi,the 12th March , 2013 
No. F. 7 (184 )/12 /DoFS/10051- 10061. - -In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution read with the Govt. of India ,Ministry of Home Affairs notification No. F. 27/59 -Him (1) dated the 13th July, 
1959 , the Administrator is pleased to amend rules in the Schedule hereto annexed regrding the Nameofpost, No. ofposts , 
Scale of post, Age Limit, Educational qualification , Period of probation ,Method of recruitment, Constitution of DPC for 
appointment to the post of Designated Officer in the office of Department of Food Safety,GNCT of Delhi, 


ANNEXURE 


ANNON 


RECRUITMENTRULESFORDESIGNATEDOFFICERSINTHEDEPARTMENTOFFOODSAFETYGNCTOFDELHL 

SCHEDULE 
Name NumberofClassificationPayBand Whether Age 

Educational 
ofpost post 

and 

Selectionlimitfor andother 
Grade postordirect qualification 
Pay 
/ 
Pay nonselectionrecruits srequired 
Scale post 

fordirect 

recruits 
2 

..7 
Designated No.ofpost09GCSGroup|PB-11(Rs. 

Selection Not 

Essential:A.1)Bachelor sdegreeinSciencewithChemistryasoneofthesubject 
officer(2013) 9300 

exceeding30fromarecognizedUniversity, 
SubjecttoGazetted years 

OR 
variation 

34800)+Gr. 
Non 

(Relaxable(ii)DegreeinFoodTechnologyorDairyTechnologyorBiotechnologyorOil 
dependentonMinisterialPay 
Rs 
. 
4600 

forGovt. 

TechnologyorAgricultureScienceorVeterinaryScienceofBioChemistryorworkload 

servantsuptoMicrobiologyorMaster sdegreeinChemistryorDegreeinMedicinefroma 
5yearsinrecognizedUniversityOR 
accordance 
withthe|Anyotherequivalent/recognizedqualificationnotifiedbytheCentralGovernment, 
instructions 
orordersB.SuccessfulcompletionoftrainingasmaybespecifiedbytheFoodAuthority, 
issuedbythewithinaperiodofsixmonthsfromthedateofhisappointmentasDesignatedOfficer. 
Central 

Note:1.:QualificationsarerelaxableatthediscretionoftheUPSCforreasonstobe 
Govt.) 

recordedinwriting,inthecaseofcandidatesotherwisewellqualified. 
Note:* 


VAN 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Note*givenbelowforcolumnNo.6 


ThecrucialdatefordeterminingtheagelimitshallbetheclosingdateforreceiptofapplicationsfromcandidatesinIndia(andtheclosingdateprescribedforthosein 
Assam,Meghalaya,ArunachalPardesh,Mizoram,Manipur,Nagaland,Tripura,Sikkim,LadakhDivisionofJammu&Kashmerestate,LaholSpitidistrictandPangisub 
divisionofChambaDistrictofHimachalPardesh,AndamanandNicobarIslandsandLakshadweep) 


PART IV 


. 


ALEA 


PARTIV ] 


Ifa 


1046 04113 -2 


Periodof probation, ifany 


Whetherage and educational qualifications prescribedfor directrecruits willapplyin thecaseof promotees 


Incaseofrecruitmentby promotion/deputation/absorptionDepartmental gradesfromwhichpromotionPromotion deputation/absorptiontobeCommittee made 

existswhatisits composition 


CircumstancesinwhichUnion PublicService Commissiontobeconsultedin making recruitment 


Methodof recruitment whetherbydirect recruitment orbypromotionor by deputation absorptionand percentageofthe vacancies tobefilledby various methods 


8 


Age-No 


|12 


2Years 


EQs-Totheextent indicatedin column11 


10 ByPromotionfailing whichbydirect recruitment 


11 

|13 Promotion: 

Group B DPCTConsultationwithUPSCnecessary FoodSafetyOfficerwith5yearsį(forconsideringwhilemakingDirectrecruitment. serviceinthegraderenderedafterpromotion/ appointmenttheretoonregular|confignation) basisinPBB(Rs.9300-34800)+|1.Pr.Secy(H&FW), GradePayRs.4200/-who 

Govt.ofNCTof possessaminimumofBachelor sDelhi. degreeinSciencewithChemistryasChairman 

2.Commissioner theEducationalqualification 

(FoodSafety), prescribedunderFoodSafetyand|Govt,ofNCTof StandardsAct,2006andRules,2011|Delhi.- &Regulations,2011.Aperson,suchMember appointedshallalsoundergotraining|3.Addl.Secretary asmaybespecifiedbytheFood(Health) Authority,withinaperiodofsix 

Govt.ofNCTof monthsfromthedateofhis 

Delhi.. promption. 

Memler (Note:* 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Note:*ondercolumnno.11) APERSONHAVINGBEINGAPPOINTEDASFOODINSPECTORHAVING QUALIFICATIONPRESCRIBEDUNDERTHEPFARULES,1955ORASLOCALHEALTH AUTHORITYSHALLBEELIGIBLEFORAPPOINTMENTASDESIGNATEDOFFICER SUBJECTTOFULFILLINGSUCHOTHERCONDITIONSASMAYBEPRESCRIBEDFOR THEPOSTOFDESIGNATEDOFFICERBYTHESTATEGOVERNMENT 


NOTE:WHEREYNORSWHOHAVECOMPLETEDTHEIRQUALIFYING/ ELIGIBILITYSERYICEAREBEINGCONSIDEREDFORPROMOTION.THER SENIORSWOULDALSOBECONSIDEREDPROVIDEDTHEYARENOTSHORTOF THEREQUISITEQUALIFYINGELIGIAILITYSERVICEBYMORETHANHALFOF SUCHQUALIFYINGELIGIBILITYSERVICE.ORTWOYEARS,WHCHEVERIS LESSANDHAVESUCCESSFULLYCOMPLETEDTHEIRPROBATIONPERIODFOR PROMOTIONTOTHENEXTHIGHERGRADEALONGWITHTHEIRJUNIORWHO HAVEALREADYCOMPLETEDSUCHQUALIFYINGSELIGIBILITYSERVICE 


NOTE:FORTHEPURPOSEOFCOMPUTINGMINIMUMQUALIFYINGSERVICE FORPROMOTION,THESERVICERENDEREDONAREGULARBASISBYAN OFFICERPRIORTO1/1/2006/THEDATEFROMWHICHTHEREVISEDPAY STRUCTUREBASEDONTHE6THCPCRECOMMENDATIONHASBEENEXTENDED. SHALLBEDEEMEDTOBESERVICERENDEREDINTHECORRESPONDINGPAYI PAYSCALEEXTENDEDBASEDONTHERECOMMENDATIONSOFTHEPAY COMMISSION 


- - 


- - 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


सं. फा . 7 ( 186 ) / 12/ डीओएफएस / 10062 - 10072. --- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई , 1959 की अधिसूचना 
सं. 27/59 - एचआईएम ( 1 ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक , राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पदनाम , पदों की संख्या , पद का 
वेतनमान , आयु सीमा , शैक्षणिक योग्यता , परिवीक्षा की अवधि , भर्ती की पद्धति , विभागीय पदोन्नति समिति का गठन के संबंध में यहां संलग्न 
अनुसूची में नियमों में संशोधन करते हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


डी . एस . पण्डित , विशेष सचिव ( स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ) 

अनुलग्नक - 1 


खाद्य सुरक्षा विभाग में पदनामित अधिकारियों के पद के भर्ती नियम 


अनुसूची 


पदनाम 


: | खाद्य सुरक्षा अधिकारी 


2. पदों की संख्या 


| 32 * ( 2013 ) 
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है 


- - 


- 


| 3. | वर्गीकरण 


सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ख अराजपत्रित, 
। अलिपिकीय 


4. | पे बैंड तथा ग्रेड पे / वेतनमान 


पीबी - 2 ( 9300 - 34800 / - रुपये ) 
ग्रेड पे 4200 / - रुपये 


- 


| क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद 


: | लागू नहीं 


a 


| सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु : 30 वर्ष से अधिक नहीं 
सीमा 

| (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों 

के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष 
तक शिथिलनीय) 


नोट:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य 
| तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों 

के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि वही 
होगी , लेकिन यह असम , मेघालय, अरूणाचल 
प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लददाख सब 
डिवीजन , हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति 
जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व 
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह , लक्षदीप के 
उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं 


है । 


- 


- 


- 


| 1 . 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित : | अनिवार्य 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ 

(i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्र 
सरकार द्वारा अधिसूचित मान्यता प्राप्त 
योग्यता / अन्य किसी समकक्ष से खाद्य 
प्रौद्योगिकी या डेरी प्रौद्योगिकी या जीव प्रौद्योगिकी 


PARTIV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


} या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु पालन 
विज्ञान या जीव रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान में 
उपाधि या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या 
औषधि में डिग्री 


(ii ) मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा इस उद्देश्य के 
लिये अनुमोदित संस्थान में खाद्य प्राधिकरण द्वारा 
यथानिर्धारित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण 
करना । 
टीप :- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में 
लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए 
योग्यताएं सक्षम प्राधिकरण के विवेक पर 
शिथिलनीय है । 


M 


T 


लागू नहीं 


| क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के 
लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु 
सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी 
लागू होगी । 


परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


| सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या 
पदोन्नति 

द्वारा 
प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा विभिन्न 
पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों 
का प्रतिशत 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / लागू नहीं 
समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड । 
जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
समावेशन किया जाना है 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो । वर्ग ख विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण 
तो इसकी संरचना क्या है ? 

पर विचारार्थ) 
1. प्रधान सचिव (स्वा० एवं परिवार कल्याण), 

रा० रा० क्षे0 दि० सरकार - अध्यक्ष 
2. आयुक्त (खाद्य सुरक्षा), रा० रा० क्षे० दि० 

सरकार - सदस्य 
3. अतिरिक्त सचिव ( स्वास्थ्य), रा० रा० क्षे० 

दि० सरकार - सदस्य 
वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ | | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं | 
लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया 

जाना है । 
No . F: 7( 186 )/ 12/ DoFS / 10062 - 10072 . -- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairsnotification No . F . 27/ 59 -Him ( 1) dated the 13th July , 
1959, the Administrator is pleased to amend rules in the Schedule heretoannexed regarding the Nameofpost,No. of posts , 
Scale ofpost, Age Limit, Educational qualification , Period of probation ,Method of recruitment, Constitution of DPC for 
appointment to the post of Food Safety Officer in the office of DepartmentofFood Safety,GNCT of Delhi. 

By Order and in the Name of the Lt.Governorof 
1046 25/13 - 3 

NationalCapital Territory ofDelhi, 
D . S. PANDIT, Spl . Secy. ( H & FW) 


ANNEXURE-1 


RECRUITMENTRULESFORFOODSAFETYOFFICERINTHEMINISTRYOFDEPARTMENTOFFOOD 

:SAFETY 


SCHEDULE 


Numberofpost 


Name ofpost 


Classi fication 


PayBand 


her 


and 


. 


Whether Selection postor nonselection 


Age limitfor direct recruits 


Grade Pay/Pay Scale 


Educational andother qualificationsiequired fordirect recruits 


post 


12 


4 


5 NA 


1 Food Safety Officer 


32*(2013) 

1GeneralCentral 

Service *Subjectto 

Group-8Non variationdependentGazettedNon onworkload.Ministerial 


PBII(Rs.9300 34800)+ GradePayRs. |4200 


Notexceeding30years 

Essential:(i)ADegreeinFoodTechnologyorDairyTechnologyor (RelaxableforGovt.servants|BiotechnologyorOilTechnologyofAgricultureScienceor upto5years inaccordanceVeterinarySciencesorBioChemistryorMicroBiologyorMaster s withtheinstructionsorordersdegreeinChemissyorDegreeinMedicinefromarecognized issuedbyCentralGovt.) 

University,orAnyotherequivalent/recognizedqualificationnotified Note:ThecrucialdateforbytheCentralGovernment. determiningtheagelimitshall betheclosingdateforreceiptof(ii)SuccessfullycompletionoftrainingasspecifiedbytheFood applicationsfromcandidatesinAuthorityinarecognizedinstituteorinstitutionapprovedforthe India(andnottheclosingdate purpose. prescribedforthoseinAssam, Meghalaya,ArunachalPardesh,Note1:QualificationsarerelaxableatthediscretionoftheCompetent Mizoram,Manipur,Nagaland,Authority,forreaso:istoberecordedinwritinginthecaseof Tripura,Sikkim,Layakhcandidatesotherwisewellqualificd. DivisionofJammuandKashmir State.Lahaul&Spitidistrictand PangiSubDivisionofChamba DistrictofHimachalPardesh, AndamanandNicobarIslands orLakshadweep). 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


ML 


PART IV . 


HAN 


PARRIV ] 


Periodof probation, 
ifany 


by 


Whetherage and educational qualifications prescribedfor directrecruits willapplyin thecaseof promotees 


CircumstancesinwhichUnion PublicService Commissiontobeconsultedin 
making recruitment 


UNA 


Methodof 

Incaseofrecruitment|IfaDepartmentalPromotion recruitment 

Committeeexistswhatisits whetherbydirectpromotion/deputationcomposition recruitment 

absorptiongrades orbypromotionorbyfromwhich deputation 

promotion absorptionanddeputation/absorption percentageofthetobemade vacancies tobefilledbyvarious methods 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


11 


NA 


2YearsforDirect Recruits 


10 ByDirectRecruitment 


NotApplicable 


12 Group B DPC(forconfirmation) 


13 ConsultationwithUPSCnotnecessary. 


1.PrincipalSecretary(Health&FamilyWelfare) Govt.ofNCTofDelhi. 

Chairman 2.Commissioner(FoodSafety) 

Govt.ofNCTofDelhi.-Member 3.Addl.Secretary(Health) Govt.ofNCTofDelhi.-Member 


. ... 


10 


. 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


. 


व्यापार एवं कर विभाग 

अधिसूचना 


दिल्ली , 12 मार्च, 2013 


सं. फा . 5(54) / नीति -II / वैट / 2012 - 13 / 1363 - 1375. - - जबकि विदेश मंत्रालय , भारत सरकार के दिनांक 22 - 1 -2013 के . 
उनके पत्र संख्या डी -II /451/16/15/96 द्वारा पारस्परिक आदान - प्रदान के सिद्धांत के अनुसरण में दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2005 की । 
अनुसूची - VI में संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत महासागर आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ( यूएनईएससीएपी - एसएसडब्ल्यूए ) का नाम सम्मिलित 
करने का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया । 


और जबकि मै प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , यह 
मानता हूं कि ऐसा करना जनसाधारण के हित में समीचीन है । 


अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की धारा 103 
की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में 
निम्नलिखित संशोधन करता हूं अर्थातः- - . 


संशोधन 
दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की छती अनुसूची के . 
भाग - ख पर प्रविष्टि में , क्रग संख्या 30, नई उप - प्रविष्टि क्रम संख्या 29 के नोचे सन्निविष्ट की जाएगी । 


प्रशांत 


महासागर 


आर्थिक 


एवं 


सामाजिक 


"( 30 ) संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं 
आयोग( यूएनईएससीएपी - एसएसडब्ल्यूए), नई दिल्ली । " 


प्रशांत गोयल, आयुक्त ( मूल्य संवर्धित कर ) 


DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES 


NOTIFICATION 


Delhi , the 12th March, 2013 


No. F. 5 (54 )/ Policy - II/VAT /2012 - 13 / 1363 - 1375 .- -Whereas the Ministry of External Affairs , Government of 
India in accordance with the principle ofreciprocity have requested the Government of National Capital Territory ofDelhi 
to include the name ofUnited Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP- SSWA) in the 
Schedule- VI of theDVAT Act of 2005 vide their letter No. D - 11/451/ 16 /15/ 96 dated 22 -01- 2013 . 


And whereas , I Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax , Government of 
National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public 
interest to do so . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 

Delhi Value Added Tax Act , 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ) , I hereby make the 
following amendments in the sixth schedule of the said Act namely : 


AMENDMENTS 


___ In the Sixth Schedule of the Delhi Value Added Tax Act , 2004- ( Delhi Act 03 of 
2005), in the entry at Sl. No . 30 after Sl. No. 29 of Part- B of Sl. No . 1 shall be inserted, 
namely : 

" ( 30 ) United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific ( UNESCAP - SSWA), New Delhi.” 

PRASHANTGOYAL , Commissioner( Value Added Tax ) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


